देखो भगवान ने माँ के पेट में 1 बिंदु से भी कम रज भी से इतना बड़ा शरीर बनवा दिया
कोई कारीगर नहीं हैं वहां इतना बड़ा शरीर इतने इंद्रियां इतने अंग सब ठीक ठाक बन गए
और आप उस गंदी थैली में 9, 10 महीने जिंदा रहें अगर ऐसी गंदी थैली में किसी पहलवान
को भी बाहर 24 घंटे को बंद कर दिया जाए तो बेचारा मर जाए कैसे जिन्दा रहे और माँ
के खाने से आपका जीवन बना 11 पैदा होते ही माँ के स्तन में दूध बन गया वाह क्या
कमाल है पहले नहीं था भगवान को चिंता थी कि तुम्हारे दांत नहीं है क्या करोगे तुम
पैदा होगे तो उन्होंने प्रबंध कर दिया फिर दांत निकलने लगे तो उसके पहले ही हजारों
लाखों करोड़ों प्रकार के खाने के सामान आपके लिए तैयार है ऐसा बाप है हमारा और इस
शरीर की बनावट को देखो कितना जटिल है इतनी नसें हैं शरीर में कि सारी पृथ्वी का
राउंड लगा सकता है नसों को जोड़ कर कैसे बन गई
